than 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

18 माघ, 19 3 6 ( श०) 
संख्या 76 राँची, शनिवार 

7 फरवरी, 20 15 ( ई०) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
4 फरवरी, 2015 


संख्या- 4/ विविध- 10- 55/ 2014 का . 960 -- अंचल अधिकारी, बड़कागाँव के पद पर पदस्थापित श्री 
दिलीप कुमार , झा0प्र0से0 को एन. टी . पी. सी . के पकरी बरवाडीह चट्टी बरियातु एवं करनदारी ( केरेडारी ) 
कोल माईनिग प्रोजेक्ट क्षेत्र के विधि व्यवस्था संबंधी कार्यों के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 21 के 
अन्तर्गत एक वर्ष की अवधि अथवा आवासीय दण्डाधिकारी के पदस्थापन तक , जो भी पहले हो , विशेष 
कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्ति प्रदान की जाती है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अखिलेश कुमार बाजपेयी , 


सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 76 – 50 । 


